MAN 


A 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 वैशाख , 193 8 ( श० ) 


संख्या 16 राँची, बुधवार 


11 मई , 2016 ( ई० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 209-2 12 । 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख - मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी., बी. ए , 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप०. इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग-5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान मंडल में उप स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग-8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-9 . विज्ञापन 
भाग-9 : क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9 . ख- निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक .. 


पूरक अ 


... 


... 


210 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 11 मई, 20 16 


भाग 1 
नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

27 अप्रैल, 2016 
संख्या- 13 / वरीय नि० सं०.77/ 20 14 का०. 34 0 3.. श्री देवेन्द्र कुमार पाठक, जिला एवं अपर 
सत्र न्यायाधीश- VIII , धनबाद को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्त ) 
नियमावली, 2001 के नियम-7( a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण करने की तिथि से रू. 500/ - ( पाँच सौ रूपये 
मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2 . श्री पाठक, की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 24 जुलाई, 20 14 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

( हव अस्पष्ट, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 
29 अप्रैल, 2016 


संख्या-3/ नि0 सं0 - 09 -22/ 20 15 का०3 5 3 8 .. श्री जनमेजय ठाकुर , झा०प्र०से०, संयुक्त सचिव, 
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 09 मार्च, 2016 से 17 मार्च 2016 
तक रूपांतरित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 2 3 4 के तहत स्वीकृत किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 

शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 11 मई, 20 16 


211 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
2 मई, 20 16 


संख्या- 1/ विविध- 8 29/ 20 13 का0 - 355 2 .. श्री घोलप रमेश गोरख, भा. प्र. से. ( झाः2 0 12 ) 
संयुक्त सचिव ऊर्जा विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 195 5 के 
नियम 10 , 11,12 ,13 ,15 एवं 20 के तहत दिनांक 22 जनवरी, 2016 से 5 फरवरी, 20 16 तक कुल 
14 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


212 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 11 मई , 2016 

प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं PUJA SINGH पुत्री LATE VISHWANATH SINGH शपथ पत्र सं० 1400 दिनांक 
27 जनवरी, 2016 के अनुसार POOJA SINGH के नाम से जानी जाऊँगी । 

PUJA SINGH एवं POOJA SINGH दोनों एक ही महिला का नाम है | 


RESIDENT OF. VIDYA NAGAR, ROAD NO - 1 
NEAR YOLLOW BUILDING BADA MAIDAN , 
HARMU, 
P . O . HARMU 
P.S - SUKHDEONAGAR, 
RANCHI 834002 JHARKHAND 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 16 - 50 | 


